PD. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 54 राँची, गुरुवार 

13 फरवरी , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- -- - - - - - - -- - 


अधिसूचना 


23 दिसम्बर, 2013 


संख्या - 13/ वरीय स्था0 पदस्थापन -01 / 2013 का0- 12322-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की 
अनुशंसा के आलोक में न्यायमूर्ति श्रीमती जया राय पूर्व न्यायाधीश , झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची 
को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित करने हेतु इनकी सेवा उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-13/ वरीय स्था0 पदस्थापन - 01 / 2013 का0- 12323 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की 
अनुशंसा के आलोक में श्री संजय प्रसाद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा को अगले 


झारखंड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 13 फरवरी 2014 


आदेश तक अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु 
इनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 54 _ 501 


